10 - 33004 / 99 


PATTA 


REGD. NO. D. L.-33004/99 


IY 


न । 
HE 


H - RAM 


. 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 – Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , मंगलवार , मई 29 , 2012 / ज्येष्ठ 8 , 1934 
NEW DELHI, TUESDAY , MAY 29 , 2012 / JYAISTHA 8, 1934 


सं. 241 ] 
No. 241 ] 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 29 मई, 2012 
सा. का .नि . 397 ( अ). - केन्द्रीय सरकार, भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम , 1992 
( 1992 का 35 ) की धारा 156 की उपधारा (2) के खंड ( ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 

और भारत - तिब्बत सीमा पुलिस (प्रकाशन और मुद्रण काडर ) समूह ख और ग पद भर्ती नियम , 
2010 को , उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए , जिन्हें ऐसे अधिकमण से पहले किया गया है या 
करने का लोप किया गया है, पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम 
बनाती है, अर्थात् 


1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल (प्रकाशन और 
मुद्रण काडर ) समूह ख और ग पद भर्ती नियम, 2012 है । 


(2) 


ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


2. भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ( प्रकाशन और मुद्रण काडर ) समूह ख और ग पद 
भर्ती नियम, 2010 की अनुसूची में , -- 


( क ) निरीक्षक ( संपादक ) पद से संबधित अनुसूची 1 के स्थान पर , - 


(i) स्तंभ (10) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- 


" सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष 
(ii ) स्तंभ ( 12 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- 


प्रतिनियुक्ति द्वाराः 

ऐसे अधिकारी, जो केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के मुद्रणालय में समतुल्य या 
सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास स्तंभ (8 ) के अधीन विहित अर्हताएं हैं । 
1923 . G / 2012 

( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( )]] 


टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अन्र्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी जो पाँच वर्ष तक 
विस्तारित हो सकेगी । 
टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 52 वर्ष से अधिक नही होगी । 


टिप्पण 3. - किसी अधिकारी द्वारा 01. 01 . 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय 
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित 
आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्तथानी ग्रेड 
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । 


( ख ) हैड कांस्टेबल ( कम्पोजिटर) के पद से संबधित कम संख्यांक 2 के स्थान पर , - 


(i) स्तंभ (11) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: 


" प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 
(ii) स्तंभ ( 12 ) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: 


प्रतिनियुक्ति : 


( क ) 


केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों के ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर 
सदृश पद धारण करते हैं और मुद्रणालय में तीन वर्ष का अनुभव रखते हैं ; या 


( ख ) 


भारत - तिब्बत सीमा पुलिस बल के कांस्टेबल जो पाँच वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं , 
उन्हें मुद्रालय में कंपोजिंग कार्य में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए । 


टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी जो पाँच वर्ष तक 
विस्तारित हो सकेगी । 


टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 52 वर्ष से अधिक नही होगी । 


टिप्पण 3. - किसी अधिकारी द्वारा 01.01. 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय 
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित 
आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड 
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । 


( ग) हैड कांस्टेबल ( फीडर / मशीन प्रचालक ) के पद से संबधित कम संख्याक 3 के स्थान 
पर - 
(i) स्तंभ (11) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- 

" प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 
(ii) स्तंभ (12) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः 


[ भाग II खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


प्रोन्नति द्वारा : भारत - तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल( हैल्पर) जिनकी पाँच वर्ष की 
नियमित सेवा है । जो मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव 
रखते हैं और प्रोन्नति पूर्व पाठ्यक्रम या यथाविहित पाठ्यक्रमों को सफलता पूर्वक पूर्ण किया है । 


टिप्पण. — जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक पात्रता सेवा पूरी कर 
ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा , 
अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष, इनमें से जो भी कम हो , कम 
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा 
पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि 
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । 


प्रतिनियुक्ति द्वारा : 
(i ) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसे व्यक्ति जो नियमित आधार पर सदृश 
पद धारण किए हुए हैं और मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य का तीन वर्ष का अनुभव 
रखते हैं ; या 
( ii ) . भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल के ऐसे कांस्टेबल में से जिनकी पाँच वर्ष नियमित सेवा 
है | जो मुद्रणालय में फीडिंग या प्रचालन कार्य का कम से कम दो वर्ष का अनुभव रखते हैं | 
टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणयता तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । 
टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 

को 52 से अधिक नही होगी । 
टिप्पण 3. - पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है , 
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति 
प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । 


टिप्पण 4. - किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की 
सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई 
सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान 
पर की गई सेवा समझी जाएगी । 


( घ) कांस्टेबल (बाइंडर ) के पद से संबधित कम संख्याक 4 के स्थान पर, - 


(6) स्तंभ (7) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- 

" लागू नही होता " ; . 


(ii ) स्तंभ (8 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः-- 

" लागू नही होता ; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

IPART II _ SEC. 3(i)] . 
(iii ) स्तंभ (10 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थातः 

" लागू नही होता ; 


(iv ) स्तंभ (11) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: 

" प्रतिनियुक्ति द्वारा ; 


(v) स्तंभ ( 12 ) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात: 


प्रतिनियुक्ति द्वाराः 

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे व्यक्ति जो बुक बाइंडिंग या लेदर बाइडिंग 
में तीन वर्ष का अनुभव रखते है । 


टिप्पण 1.- प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी जो पाँच वर्ष तक 
विस्तारित हो सकेगी । 


टिप्पण 2.- प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 52 वर्ष से अधिक नही होगी । 


टिप्पण 3. - किसी अधिकारी द्वारा 01. 01 . 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय 
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है , नियमि 
आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड 
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । 


( ड.) कांस्टेबल ( हैल्पर ) के पद से संबधित कम संख्याक 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा 
जाएगा, - - 


(i) स्तंभ ( 10) में , विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-- 

" सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए दो वर्ष ; 


(ii ) स्तंभ (12 ) में, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात : 


प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा : 

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के व्यक्ति जिनके पास स्तंभ (8) में विहित अर्हताएं 
हैं । प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का तीन वर्ष की सेवा के पश्चात कार्य के आधार पर 
स्थायी आमेलन के लिए विचार किया जा सकता है । 


टिप्पण 1. - प्रतिनियुक्ति की अवधि , जिसके अर्न्तगत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाहय पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नही होगी जो पाँच वर्ष तक 
विस्तारित हो सकेगी । 


[ भाग 1I--- खण्ड 3 (6) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण 2. - प्रतिनियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 
को 52 वर्ष से अधिक नही होगी । 


टिप्पण 3. - किसी अधिकारी द्वारा 01. 01 . 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय । 
वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमि 
आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड 
वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । 

[ फा . सं. I-12013/ 09/2009 - संग. ] 

हरीश चन्द्र , उप - सचिव 
टिप्पण: - मूल नियम भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्यांक सा0का0नि0 584( अ ) द्वारा तारीख 
6 जुलाई, 2010 को प्रकाशित किए गए थे । 
MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 29th May , 2012 
GS.R . 397 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause 
(b ) of sub - section ( 2 ) of section 156 of the Indo - Tibetan Border Police 
Force Act, 1992 ( 35 of 1992) , the Central Government hereby makes the 
following rules to amend the Indo - Tibetan Border Police Force 
( Publication and Printing Cadre ) Group B and C Posts Recruitment 
Rules, 2010 , namely : 


1 . ( 1 ) These rules may be called the Indo - Tibetan Border Police 
Force ( Publication and Printing Cadre ) Group B and C Posts 
Recruitment ( Amendment ) Rules , 2012. 


.. . 


on 


the 


date 


of 


their : 


(2 ) They shall come into force 
publication in the Official Gazette . 


2 . In the schedule to the Indo - Tibetan Border Police Force 
( Publication and Printing Cadre ) Group B and C Posts Recruitment 
Rules, 2010, - 


(a ) 


against serial number 1, relating to the post of Inspector 
( Editor ). 
(i) in column ( 10 ), for the existing entries, the following 
shall be substituted , namely : 
" Two years for direct recruits " 
( ii ) in column (12), for the existing entries , the following 
shall be substituted , namely : 


192 3G7 /12 - 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II— SEC. 3(1)] 


By deputation : 

Officer holding equivalent or analogous posts in the Central or 
State Government Printing Press and possessing qualification 
prescribed under column ( 8 ). 
Note 1. — The period of deputation including the period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately preceding this appointment in 
same or some other organization or department of the Central or State 
Government shall be ordinarily three years which may be extendable up 
to five years. 
Note 2 .- - The maximum age limit for appointment by deputation shall 
not be exceeding fifty - two years as on the closing date of receipt of 
applications , 








(b ) 


Note 3 . -- The service rendered on regular basis by an officer prior to 
1st January , 2006 , the date from which , the revised pay structure based 
on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended , 
shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay 
or pay scale extended based on the recommendations of the 
Commission . 
against serial number 2 , relating to the post of Head 
Constable (Compositor ), 
( i) in column ( 11 ), for the existing entries, the following 
shall be substituted , namely : 
“ By deputation " ; 
( ii ) in column (12 ), for the existing entries, the following 
shall be substituted , namely : 


By deputation : 
a ) Persons of Central or State Government departments 
holding analogous posts on regular basis and having three 
years experience in a Printing Press; or 


b ) From amongst Constables of Indo - Tibetan Border 
Police Force with five years regular service . They should 
have at least two years experience in composing work in 
printing press. 


Note 1. - The period of deputation including the period of 
deputation in another ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in same or some other 


[ MI)- - CUS 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


organization or department of the Central or State 
Government shall be ordinarily three years which may be 
extendable up to five years " ; 
Note 2 . - The maximum age limit for appointment by . 
deputation shall be not exceeding fifty two years as on the 
closing date of receipt of applications. 


“ Note 3. - The service rendered on regular basis by an 
officer prior to 1st January , 2006 , the date from which the 
revised pay structure based on Sixth Central Pay 
Commission recommendations has been extended , shall be 
deemed to be service rendered in the corresponding grade 
pay / pay scale extended based on the recommendations of the 
Commission . 


(c ) 


against serial number 3 , relating to the post of Head 
Constable (Feeder /Machine Operator ) . - 


(i) in column (11), for the existing entries , the following 
shall be substitute namely : 


“ By promotion failing which by deputation " ; 


( ii ) in column ( 12 ), for existing entries, the following shall 
be substituted, namely : 
“ By promotion : 
From amongst Constable (Helper ) of Indo - Tibetan Border 
Police Force with five years regular service and should have 
at least two years experience in Feeding or Operation work 
in Printing Press and have successfully completed pre 
promotion course or courses as prescribed . 


Note . — Where juniors who have completed their qualifying 
or eligibility service are being considered for promotion , 
their seniors would also be considered provided they are not 
short of the requisite qualifying or eligibility service by 
more than half of such qualifying or eligibility service or 
two years, whichever is less, and have successfully 
completed their probation period for promotion to the next 
higher grade alongwith their juniors who have already 
completed such qualifying or eligibility service . 


1923 G1) 12 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — Sec . 3 (1 ] 


By deputation : 


i) Persons of Central or State Government departments 
holding analogous post on regular basis and having three 
years experience in hand Feeding or Operation of a printing 
press ; or 


ii ) From amongst Constables of Indo - Tibetan Border : 
Police Force with five years regular service. They should 
have at least two years experience in Feeding or Operation 
work of a printing press . 


Note 1 . — The period of deputation including the period of 
deputation in another ex - cadre post held immediately 
preceding this appointment in same or some other 
organization or department of the Central or State 
Government shall ordinarily not exceeding three years . 


Note 2 . - The maximum age limit for appointment by : 
deputation shall be not exceeding fifty two years as on the 
closing date of receipt of applications. 


Note 3 . — The departmental officers in the feeder grade who 
are in the direct line of promotion shall not be eligible for 
consideration for appointment by deputation . Similarly , 
deputationists shall not be eligible for consideration for 
appointment by promotion . 


Note 4 . - The service rendered on regular basis by an officer 
prior to 1st January , 2006 ,the date from which the revised 
pay structure based on Sixth Central Pay Commission 
recommendations has been extended , shall be deemed to be 
service rendered in the corresponding grade pay or pay scale 
extended based on the recommendations of the Commission . . 
against serial number 4 , relating to the post of Constable 
(Binder ). - 


( d ) 


(i) in column ( 7 ) , for the existing entries, the following shall 
be substituted , namely : 


“ Not applicable ” ; 


[ Mt 11 – QUE 3 (1) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( ii ) in column (8 ), for the existing entries , the following shall be 
substituted , namely : 
“ Not applicable ” ; 
( iii) in column ( 10 ) , for the existing entries , the following shall be 
substituted , namely :- . 
“ Not applicable” ; 
(iv) in column ( 11 ), for the existing entries , the following shall be 
substituted , namely : 
“ By deputation”; 
(v ) in column (12 ), for the existing entries, the following shall be 
substituted ; namely: 


. 


By deputation : 

Persons holding analogous posts in the Central or State 
Government with minimum three years experience in Book Binding or 
Leather Binding work . 


Note 1. — The period of deputation including the period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately preceding this appointment in 
same or some other organization or department of the Central or State 
Government shall be ordinarily three years which may be extendable up 
to five years” ; 


Note 2 . — The maximum age limit for appointment by deputation shall 
be not exceeding fifty two years as on the closing date of receipt of 
applications. 


Note 3 .-- The service rendered on regular basis by an officer prior to 
1st January, 2006 ,the date from which the revised pay structure based 
on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended , 
shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay 
or pay scale extended based on the recommendations of the 
Commission ." 
against serial number 5 , relating to the post of Constable (Helper) . 


(e ) 


(i) in column ( 10 ), for the existing entries , the following shall be 
substituted , namely: 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 11 - SE 


" Two years for direct recruits " 


( ii ) in column (12 ), for the existing entries , the following shall be 
substituted , namely : 


By deputation / absorption 

Persons holding analogous posts in the Central or State 
Government having qualifications prescribed for direct recruits under 
column (8 ). Person appointed by deputation may be considered for 
permanent absorption after three years of service in the post on the 
basis of his performance. 


Note .- 1 The period of deputation including the period of deputation in 
another ex -cadre post held immediately preceding this appointment 
in same or some other organisation or department of the Central 
Government shall ordinarily not exceed three years . 


Note .- 2 The maximum age limit for appointment by deputation shall be 
not exceeding fifty - two years as on the closing date of receipt of : : 
applications. 


Note 3.- The service rendered on regular basis by an officer prior to 
18 January , 2006 , the date from which the revised pay structure based 
on Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended , 
shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay 
or pay scale extended based on the recommendations of the 
Commission . 

[F. No. I. 12013/9/2009- Org .] 

HARISH CHANDER , Dy. Secy. 
Note :- The Principal Rules were published in Gazette of India vide GSR 584 (E ) 

dated 6th July, 2010 . 


Printed by the Manager, Goverment of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications , Delhi- 110054. 


